पंजीकरण संख्या-यू0ए0 / डी0ओ0० / डी0डी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की 


खण्ड-19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मार्च, 2018 ई0 (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत) 


विषय-सूची 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 


विषय 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 


भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 
अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 
उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 
अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया न 

भाग 2-आनज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 
सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 
राज्यों के गजटों के उद्धरण 

भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 
एरिया, टाउन एरिया एवं. निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश fore विभिन्‍न आयुकतों 
अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 2 


* भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 


भाग 5-एकाउन्‍्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 

भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 
की रिपोर्ट 

भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 
निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 

भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


veld पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि 


119-क 


[संख्या-09 
पृष्ठ संख्या वार्षिक चन्दा 
रु0 
> 3075 
119-122 1500 
157-163 1500 
= 975 
a 975 
- 975 
= 975 
- 975 
_ 975 
79-94 975 


= 1425 


120 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Fo (SISTA 12, 1939 शक सम्वत्‌) [भाग 4 
भाग 7 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार. और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
उच्च शिक्षा अनुभाग-3 
अधिसूचना 
31 जनवरी, 2018 go 
संख्या 33 /)200५(3) / 2018-01 (30)20146-अपीलीय प्राधिकरण के गठन विषयक पूर्व निर्गत अधिसूचना 
UAT 276 / XXIV(N)—42(12)2014, दिनांक 25 अगस्त, 2014 को अधिक्रमित करते हुए, उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी 
व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 की 


धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, उक्त धारा के प्राविधानान्तर्गत निम्नवत्‌ अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया 
जाता है:- 


(क) जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव-॥, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, Ao उच्च न्यायालय, अध्यक्ष 
इलाहाबाद 

(ख) श्री सुभाष कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ह सदस्य 

(ग) डा0 राजेन्द्र डोभाल (FNASc), महानिदेशक, उत्तराखण्ड स्टेट काउंसिल फॉर सदस्य 


साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून। 


2. उक्त अपीलीय प्राधिकरण के नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि अथवा उसके 65 वर्ष की आयु 
प्राप्ति की तिथि तक, जो भी पूर्व में घटित हो, होगा। 


3. sta गठित अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं नामित सदस्यों को कार्यालय ज्ञाप 
संख्या 42-टीसी / 2010 ,//20(४(6),/ 42, दिनांक 27 अप्रैल, 2012 में निहित व्यवस्था के अनुरूप प्रति बैठक मानदेय 
भुगतान किया जायेगा। | 


डा0 रणबीर सिंह, 
अपर मुख्य सचिव। 


गृह अनुभाग-1 
कार्यालय आदेश 
25 जनवरी, 2018 ई0 


संख्या 76 /20(--1--2018--3(20)2004--श्रीमती विमला रावल, निरीक्षक (एम),/“अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, 
उत्तराखण्ड, देहरादून को पुलिस उपाधीक्षक (एम), वेतनमान ₹ 15,600-39,100, सादृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400 (यथापुनरीक्षित) 
के पद पर एतद्द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


2. श्रीमती विमला waa को उक्त पदोन्‍नत्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की विहित 
परिवीक्षा पर रखा जाता है। 


आज्ञा से, 


आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


भाग 4] उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 121 
गृह अनुभाग-3 
अधिसूचना 
25 जनवरी, 2017 go 


संख्या 314 />»१(--3--2018--13(10)2017-श्री राज्यपाल महोदय, दिल्‍ली विशेष पुलिस अवस्थापना 
अधिनियम, 1946 (अधिनियम. संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा 6 के अनुसरण में जनपद देहरादून के थाना कैण्ट पर 
पंजीकृत मुं0अ0सं0-129 / 2014 अन्तर्गत धारा 420,467 / 468 / 471 / 120बी0 भादंवि के अन्वेषण तथा उपरोक्त 
अपराध से जुड़ें हुए या सम्बन्धित प्रयासों दुष्पररेंणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा 
वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों. से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य 
में दिल्‍ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता की सहमति प्रदान करते हैं। 


उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अंथवा उनकी ओर से, 


आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of “The Constitution of The India’, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 314/XX(3)-2018-13(10)2017 Dehradun; Dated January 25, 2018 for general information. 


NOTIFICATION 
January 28, 2018 


No. 314/XX(3)-2018-13(10)2017--In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi Special 

Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to 
accord-consent to the extension of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Estab- 

_ lishmentto the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 129/201 4u/s420/467/ 
468/47 1/120B IPC registered at Police Station Cantt, District Dehradun, Uttarakhand the above mentioned 
offence and.any. other offence or offences committed in the course of the same transaction or/and arising out 


of the same facts of the said case. . 


BY ORDER AND IN THE NAME OF 
THE GOVERNOR OF UTTARAKHAND, 


ANAND BARDHAN, 


Principal Secretary. 


122 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्बत्‌) [भाग 4 


उत्तराखण्ड लोक सेंवा आयोग 
कार्यालय-ज्ञाप 
24 जनवरी, 2018 ई0 

wale 1151,/21/ लेखा संवर्ग (चयन) ,/ अधि0० / 2017-48-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में 
समीक्षा अधिकारी (लेखा) से अनुभाग अधिकारी (लेखा) पद पर पदोन्नति द्वारा चयन हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति . 
दिनांक 24.01.2018 के आधार पर श्री राजीव गुप्ता, समीक्षा अधिकारी (लेखा) को अनुभाग अधिकारी (लेखा) के रिक्त 
पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रँ 56,100 से 1,77,500) में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है। 


आनन्द स्वरूप, 
सचिव | 


सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1 
प्रोन्नति / विज्ञप्ति 
15 जनवरी, 2018 ई0 
संख्या 81 / XXXI(1) / 2018 / पदो0-03 / 2017-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित समीक्षा 
अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान, लेवल-10 (qd वेतनमान ₹ँ 15,600-39,100, 
ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अस्थाई रूप से cele करने की 
श्री राज्यपाल महोदय, wet स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 
(1) श्री श्याम सिंह, है 
(2) श्री पुष्कर सिंह नेगी। 
2. उक्त पदोन्‍नति के फलस्वरूप तालिका में अंकित अनुभाग अधिकारियों को ०1 वर्ष की विहित परिवीक्षा 
पर रखा जाता है। ॥ 


3. उक्त प्रोन्नति Re याचिका संख्या 1997/2013 (एस,/ एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य 
व अन्य, Re याचिका संख्या 146 एस0बी0,/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, 
मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, Ho उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित Re याचिका संख्या 270 (एस0बी0) / 2015, 
शैलेष क़ुमार पन्‍त बनाम राज्य व अन्य, Re याचिका संख्या 271 (एस0बी0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व 
अन्य, Re याचिका संख्या 272 (एस0०बी0)/ 2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, Re याचिका 
संख्या 273 (एस0बी0) // 2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं Re याचिका संख्या 274 (एस0बी0),/ 2015, 
ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है। 


4. अनुभाग अधिक़ारी -के पद पर पदोन्‍नत होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से किये 
जायेंगे | 


आज्ञा से, 


इन्दुधर बौड़ाई, 


अपर सचिव। 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) ०9 हिन्दी गजट ,/144-भाग 1-2018 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की। 


.. पंजीकरण संख्या-यू0ए0 / डीएओ0० / डी0डी0एन0 / 30 / 2018--2020 


सरकारी Toe, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मार्च, 2018 ई0 (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 


भाग 1-क 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 
NOTIFICATION 
January 19, 2018 


No. 09/UHC/XIV-72/Admin.A/2003--Sri Brijendra Singh, FTC/ADJ/Special Judge, POCSO, 
Udham Singh Nagar is héreby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 08.01.2018 to 10.01.2018. 
By Order of Hon’ble the Vacation Judge, 
Sd/- 
Registrar (Inspection). 
NOTIFICATION 
January 22, 2018 


No. 10/UHC/XIV-a-25/Admin.A/2011--Sri Shahzad Ahmad Wahid, 4" Addl. Chief Judicial Magistrate, 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 02.01.2018 to 11.01.2018 with permission to 
prefix 24.12.2017 to 01.01.2018 as holidays. 


NOTIFICATION 
danuary 22, 2018 


No. 11/UHC/XIV-a-23/Admin.A/2011--Ms. Shivani Pasbola, Addi. Chief Judicial Magistrate, Roorkee, 
District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e. f. 02.01.2018 to 12.01.2018 with permission 
to prefix 24.12.2017 to 01.01.2018 as holidays and suffix 13.01.2018 and 14.01.2018 as holidays. 


157-9 


158 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्गुन 12, 1939 शक Wadd) [भाग 14-क 
- NOTIFICATION 
danuary 22, 2018 


No. 12/UHC/XIV-a/56/Admin.A/2012--Ms. Seema Dungrakoti, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), 


Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 02.01.2018 to 12.01.2018 with permission to 
prefix 24.12.2017 to 01.01.02018 as holidays and suffix 13.01.2018 and 14.01.2018 as holidays. 


By Order of Hon’bie the Administrative Judge, 
Sd/- 
Registrar (Inspection). 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश 
आदेश 


15 जनवरी, 2018 ई0 

पत्रांक: 40 / alo / निलम्ब० / 2018-विभिन्‍न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति 
के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान क्रिया गया। लाइसेन्सधारकों 
द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा 
को ध्यान में vad हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में, मैं, डा0 अनीता चमोला, सहायक warts परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
निम्नलिखित लाइसेंसों को उनके संम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ:- 
क्र ARG का नाम खाक कृत कार्यवाही 

q पत्ता निलम्बित 


5 वीर सिं 18.11.2017 

श्री बंशी लाल 

निवासी गुमानीवाला ऋषिकेश 17.01.2018 

आंशिक रायवाला, तक निलम्बित 

ऋषिकेश 

श्री संदीप सक्सेना पुत्र 05.12.2017 

श्री रमेश ae सक्सेना, 

निवासी-इन्द्रा नगर, I ऋषिके 04.03.2018 

ऋषिकेश परिवहन यान तक निलम्बित 
Al विवेक कुमार YA —1420010050486, विरिष्ठ पुलिस i 07.12.2017 

aft प्रभु दयाल, eX साइकिल, से 

निवासी-ढालवाला, हल्का मोटर वाहन 06.03.2018 
parades तक निलम्बित 

गढ़वाल 


--1419900029704, पम्भागी पैर 07.12.2017 
से 


वैशाक सिंह, 

निवासी-ग्राम खैरगल, ऋषिके 06.01.2018 
पो0 नीलकण्ठ, गढ़वाल ae निलम्बित 
श्रीम सिंह पुत्र यूः प्र TATA मोब 11.12.2017 से 
श्री शुरवीर सिंह, न ‘ 10.03.2018 
निवासी-ग्राम व ato व्यवसायिक: : तक निलम्बित 
जंयकोट, टिहरी गढ़वाल 

शवानी गुप्ता पुत्री श्री ना --1420150080664, TTT मोब 08.12.2017 
कान्ता प्रसाद गुप्ता, साइकिल व कार से 
निवासी--215, सुभाष ऋषिके 07.03.2018 
बनखण्डी, ऋषिकेश तक निलम्बित 
श्री aaa सिंह पुत्र as 1420100015405, : 11.12.2017 
श्री वीर सिंह, साइकिल, कार, | , | सवारी बैठाना से 
निवासी-श्यामपुर, हल्का मोटर वाहन 10.01.2018 
ऋषिकेश (व्यवसायिक) तक निलम्बित 


भाग 1-4] 


श्री नन्‍्दन सिंह पुत्र 
श्री दरवान सिंह, 
निवासी-मार्फत रमेश 
व्यास, 292, ढालवाला, 
ऋषिकेश 


श्री रणवीर सिंह पुत्र 
श्री जीत पाल सिंह, 
निवासी-जी0वीए0म0 
मुनि की रेती ऋषिकेश 


श्री संजय सिंह पुत्र 
श्री रघुवीर सिंह, 
निवासी--188, 
लक्ष्मण झूला, जोंक, 
पौड़ी गढ़वाल 


श्री दीपक सिंह यादव 

पुत्र श्री बाबू राम यादव, 
निवासी-265-ए, कृष्णा 
नगर कॉलोनी, ऋषिकेश 


श्री राम लखन सक्सेना 
पुत्र श्री गुडडु .कुमार, 
निवासी-165, इन्द्रा नगर, 
ऋषिकेश, देहरादून 


श्री भरत सिंह पुत्र 

श्री कीतल सिंह, 
निंवासी-ग्राम गैरी पटटी 
रानरिया, टिहरी 


श्री बचन सिंह पुत्र 
श्री कुशाल सिंह, 
निवासी-गोहरी माफी 
श्यामपुर, ऋषिकेश 


श्री दिनेश जैन पुत्र 
श्री राकेश जैन, 
निवासी-102 मनीराम 
मार्ग, ऋषिकेश 


श्री प्रवीन कुमार अग्रवाल 
पुत्र श्री सीता राम अग्रवाल, 
निवासी-496, बनखण्डी, 
ऋषिकेश 


श्री बलवीर सिंह पुत्र 
श्री भाग सिंह, 
निवासी-चिमागीधार 
अगरिया, टिहरी 

श्री रेशु कुमार पुत्र 
श्री शिव दत्त, 
निवासी-प्रतीत नगर, 
रायवाला, देहरादून 


(व्यवसायिक), परिवहन 
यान 


यूके--1419970023448, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-142017009936, 
मोटर साइकिल, कार 


यूके-1420100013989, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-1420140075975, 
मोटर साइकिल, कार, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-4419970053087, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), परिवहन 
यान 


यूके-1420040030284, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), ट्रैक्टर 


यूके-1420130063982, 
मोटर साइकिल, कार, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-142010014327, 
मोटर साइकिल, कार 


यूके-1419950036132, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक), परिवहन 
यान 


यूके-1420050022750, 
मो0 सा0, कार, 
परि0 यान 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश 


उप पुलिस अधीक्षक, 
ट्रैफिक, चण्डीगढ़ 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 
'उत्तरकाशी 


सहायक warts 
परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश 


सहायक सम्मभागीय 
परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 


सहायक सम्भागीय 


उत्तराखण्ड Woe, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्गुन 12, 1939 शक Wad) 


शराब का सेवन 
कर, वाहन का 
संचालन करना 


मोबाइल का 
प्रयोग 


मोबाइल का 


पी0बी0 में 
हस्ताक्षर करने 
से मना किया 


13.12.2017 से 
12.04.2018 
तक निलम्बित 


13.12.2017 से 
12.03.2018 
तक निलम्बित 


13.12.2017 से 
12.03.2018 
तक निलम्बित 


13.12.2017 से 
42.03.2018 
तक निलम्बित 


13.12.2017 से 
12.03.2018 
तक निलम्बित 


13.12.2017 से 
12.03.2018 
तक निलम्बित 


14.12.2017 से 
13.03.2018 
तक निलम्बित 


15.12.2017 से 


14.03.2018 
तक निलम्बित 


26.11.2017 से 
25.02.2018 
तक निलम्बित 


26.12.2017 से 
25.01.2018 
तक निलम्बित 


27.12.2017 से 
26.03.2018 


तक Prater 


उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Yo (फाल्मुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 


श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र 
श्री राजेन्द्र सिंह, 
निवासी-रूसा फार्म, 
गुमानीवाला, ऋषिकेश 


श्री अनिल सिंह पुत्र 
श्री राम चन्द्र सिंह, 

निवासी-ग्राम gare 
भटवाडी, उत्तरकाशी 


श्री संजय सिंह पुत्र 
श्री नारायण सिंह, 
निवासी-मार्फत राजेश, 
799, आवास विकास, 
ऋषिकेश 


श्री श्रीकान्त पुत्र 

श्री गुरू सिंह, 
निवासी-बनखण्डी ग्राम 
ऋषिकेश 


यूके-1420050033784, 
मोटर साइकिल, कार, 
हल्का मोटर वाहन 


यूके-1420040020279, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


यूके-1420130064351, 
मोटर साइकिल, कार 


यूके-1419870021639, 
हल्का मोटर वाहन 


(व्यवसायिक), परिवहन 


यान 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 


सहायक सम्भागीय 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश 


क्षमता से 
अधिक सवारी 
बैठाना 


मोबाइल का 
प्रयोग 


भाग 4-क 


27.12.2017 से 
26.03.2018 
तक निलम्बित 


29.12.2017 से 
28.03.2018 
तक निलम्बित 


28.09.2017 से 
27.12.2017 
तक निलम्बित 


28.09.2017 से 
27.12.2017 
तक निलम्बित 


डा0 अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश | 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून 
आदेश 


31 अक्टूबर, 2017 ई0 


संख्या 5059/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 28.07.2017 को वाहन संख्या 
HRO4A1276, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितत्ता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mukesh Kumar S/o Sri Singh Ram की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या 19145/05 जो कि Nariangarh Ambala कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर 
परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक .......................... से ५२२००४०८:८ दे तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक ...........................० से. eres तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा 
उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस 
अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 


भाग 1-4] उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 161 
LAID, ne 7 ए ee ee कम 2 


आदेश 
31 अक्दूबर, 2017 Fo 


संख्या 5060,/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 26.05.2017 को वाहन संख्या 
UAO7L-8622, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सोनिका पडिपार S/o श्री टी० yao पडिपार की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या 90460/D/17 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 21.12.2005 से 10.11.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक .......०२-००८२४ रन +क RY peace tees ace तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है | लाइसेंसघारक द्वारा 
उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस 
wager करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 

ह आदेश 
31 अक्दूबर, 2017 Fo 

संख्या 5062,/ लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7BK5571, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। vad 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Noor Hasan S/o Sri Noor Mohamad की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या /0719930025610 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर 
परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 27.10.2016 से 19.10.2019 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक 17.03.1993 से 09.06.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा vad 
सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--.......... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन | 
हेतु sé (Disqualify) किया जाता है। 

आदेश 
31 अक्दूबर, 2017 go , 

संख्या 5061 / लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.07.2017 को वाहन संख्या UK- 
0781-0819, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय OverSpeed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vinay Gaur S/o Sri Mahendra Gaur की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720070012569 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोंटरयान 
(गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 04.06.2007 से 03.06.2027 ae वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 
दिनांक ......................------ से...२३+४272: 2४%: तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा 
उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस 
अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 


162 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्मुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) [art 1—a 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-49 की उपधारा-1(एफ) सपठित्त केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-24 के 
उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 
हेतु sé (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 


31 अक्दूबर, 2017 ई0 


संख्या 5063, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 17.07.2017 को वाहन संख्या 
UK16CA0469, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Rajesh Kumar S/o Sri Raj Kishor की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या (॥२341986000408 जो कि Lakhimpur /(1७॥ कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के 
लिए जारी की गई है तथा दिनांक 06.10.1986 से 18.03.022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ................... 
से 18.03.2020 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा vad सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस sagan करने की प्रार्थना की है। 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-4(एफ) सपठित्त केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--.............. के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के 
संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है। 
आदेश 


31 अक्टूबर, 2017 ई0 


संख्या 5064, लाइसेंस / 2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.07.2017 को वाहन संख्या 
UKO7PA 2645, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त 
अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Rahul Tirthwal S/o Rajendra Singh की चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या UA0720120101782 जो कि Dehradun arafaa द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 11.01.2012 से 10.01.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 20.04.2017 से 
21.04.2020 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में 
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है। 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के 
उपनियम--............ के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन 


हेतु ad (Disquality) किया जाता है। 


भाग 1-क] उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Yo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 163 
आदेश 
अक्टूबर, 2017 Fo 
संख्या 5074/ लाइसेंस / 2017--यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.07.2016 को वाहन संख्या 
यूके-07पीए-0477, बस का चालान, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने के अभियोग में किया गया 
है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री नीरज कुमार पुत्र श्री विजय पाल, श्यामपुर, 
देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए-0720080052036 जो कि इस कार्यालय द्वारा परिवहन यान, पीएसवी बस के लिए 
जारी की गई है तथा दिनांक 25.10.2018 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गईं है। लाइसेंसधारक द्वारा 


उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त 
करने की प्रार्थना की है। 


अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-09 अन्तर्गत 
एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को 
चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु ae (Disquality) किया 
जाता है। 


लाइसेंसिंग प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग, 
देहरादून। 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट / 141-भाग 1-क-2018 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए0 / डी0ओ0० / डीएडी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी Toe, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मार्च, 2018 Yo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


कार्यालय नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा 
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्जेज उपनियमावली, 2017 


01 फरवरी, 2018 ई0 

पत्र संख्या 1834 / 30-1 / उपनियमावली / 2017-18-5त्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत उत्तर प्रदेश नगरपालिका 
अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) (क) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा के सीमान्तर्गत 
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्जेज उपनियमावली, 2017, नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा द्वारा बनाई गई है, जिसकी पुष्टि 
मासिक अधिवेशन दिनांक 03.02.2016 के प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा की गई है, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300(1) 
के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित किया गया था, जिस पर आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 
06.09.2017 व 03.11.2017 को किया गया। जिसकी पुष्टि मासिक अधिवेशन दिनांक 48.14.2017 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा 
की गई। उपरोक्त उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। 


नियमावली 


1. यह उपनियमावली नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा सीमान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सेवा शुल्क 
(यूजर चार्जेज) उपनियमावली कहलायेगी। 


2. यह उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी। 
3. परिभाषाएँ : 


नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव 
चिकित्सकीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में 
पैदा किए जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है। 


4) नगरपालिका परिषद्‌ से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा और उसकी सीमा से है। 
(2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्‌, seater से है। 
(3) नगर स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य निरीक्षक का तात्पर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी /स्वास्थ्य निरीक्षक, 


नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा से है। 
79-E 


80 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Jo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) [ATT 8 
SES न नि Oe न सन मनन 


(4) अध्यक्ष / प्रशासक का तात्पर्य, अध्यक्ष / प्रशासक, नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा से है। 

(5) निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, 
सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी ,/ कर्मचारी से है, जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के 
आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो। 

6) नियम से तात्पर्य, भारत सरकार की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 648 नई दिल्ली, 
मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्‍ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा 
पर्यावरण (vert) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) 
नियम, 2000 बनाये गये से हैं। 

। (7) अधिनियम का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश,/उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है। 

। (8) अनुसूची में दी गई दरों में त्रिवार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5,//- के पूर्णाक में की जायेगी। 

(9) उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा। 

(10) - इस उपविधि के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा को देय धनराशि नगरपालिका अधिनियम, 1916 

की धारा 173 व 173क के तहत उपबन्धित रीति से वसूल किए जा सकते हैं। 


अनुसूची-1 
सेवा शुल्क (User Charges) 


प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की 


अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट का प्रकार प्रस्ताविक राशि ₹ में 


“पा आवासीय मवन, प्रति परिवार हवन स्वामी >अध्यासी) 20 प्रति परिवार... 
2. सब्जी एवं फल विक्रेता 
4. फेरी करने वाले 100 प्रतिमाह 
2. दुकान/फड़ 100 प्रतिमाह 
3. twelve 
4. चाय, waren, बिस्कुट इत्यादि 50 प्रतिमाह 
2.. भोजनालय / मिठाई की दुकान 100 प्रतिमाह 
3. होटल के अन्दर रेस्टोरेन्ट 200 प्रतिमाह 
4. होटल, लॉजिंग / गेस्ट हाउस 
1. 1 से 20 बेड तक 100 प्रतिमाह 
2. 21 से 40 बेड तक 150 प्रतिमाह 
| 3. 41 बेड से अधिक 200 प्रतिमाह 
| | 5. मांस, मछली एवं मुर्गा विक्रेता 200 प्रतिमाह 
6. बारातघर (चैरेटेबिल) 500 प्रति उत्सव 
7. बारातघर (नॉन चैरेटेबिल) 2,000 प्रति उत्सव 
8. dot 150 प्रतिमाह 
9. कार्यालय / बैंक : 
| 1. 50 कर्मचारियों तक 100 प्रतिमाह 
| 2. 51 से 100 कर्मचारियों तक 200 प्रतिमाह 
: 3. 101 से 300 कर्मचारियों तक 300 प्रतिमाह 
4. 301 से अधिक कर्मचारियों तक 400 प्रतिमाह 
10. स्कूल / शिक्षण deny आवासीय ; 
4. 1 से 100 बेड तक 300 प्रतिमाह 
2. 101 बेड से अधिक पर 300 प्रतिमाह + 10/- प्रति अतिरिक्त बेड 
11. हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर) 
4. 1 से 20 बेड तक है 250 प्रतिमाह (निस्तारण की व्यवस्था के 
उपरान्त लागू किया जायेगा) 
2. 21 से 40 बेड तक - 500 प्रतिमाह (उपरोक्त) 
3. 41 से 100 बेड तक 1000 प्रतिमाह (उपरोक्त) 
4. 101 से अधिक पर 1500 प्रतिमाह (उपरोक्त) 
12. 4. क्लीनिक 75 प्रत्तिमाह (उपरोक्त) 
2. पैथोलॉजी 250 प्रतिमाह (उपरोक्त) 


13. Bat 200 प्रतिमाह 


भाग 8] उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 FO (फाल्गुन 12, 1939 शक Wad) 81 


प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की 


अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी, अपशिष्ट का प्रकार प्रस्ताविक राशि ₹ में 


14. THAT 200 प्रतिमाह 
15. जूस गन्ने का रस विक्रेता 100 प्रतिमाह 
16. सार्वजनिक / निजी स्थलों पर सर्कस / प्रदर्शनी, विवाह 500 होटलों में विवाह व सार्वजनिक 
आदि आयोजन, जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो समारोह, प्रति उत्सव 

17. सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स 200 प्रतिमाह 
18. प्राइवेट शिक्षण संस्थाएँ 

4. 1 से 100 विद्यार्थियों तक 100 प्रतिमाह 

2. 101 से 500 तक 500 प्रतिमाह 

3. 501 से 1000 तक 1,000 प्रतिमाह 

4. 1001 से अधिक 1,500 प्रतिमाह 
19. मॉल/बिग बाजार 1,000 प्रतिमाह 
20. बार 500 प्रतिमाह 

(जहाँ दो दरें एक ही परिवार में लागू होगी, उनमें जो दर अधिक होगी, वही लागू की जायेगी) 
अनुसूची-2 
अपशिष्टों की श्रेणी 


जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट | पुनः चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट | घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट 
eee eA | 2 | + ll 
हर प्रकार का पका, बिना पका |कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक | एरोसोल कैन 
हुआ खाद्य अपशिष्ट, जिसमें 
ae के छिलके एवं हडिडयाँ 
भी हो सकती है। 


सब्जी एवं फलों के छिलके, कार्ड, बोर्ड तथा कार्टन बटन सैल, फ्लैश लाइट कार बैटरी 
फूल एवं घरेलू पौधों का EST 
घरेलू झाड़ू से निकली weft (हर प्रकार की पैकिंग ब्लीच, घरेलू रसोई तथा नाली सफाई 
का सामान 
Ss प्रकार के डिब्बे (परिसंकटमय को | ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद 
छोड़कर) 


बच्चों के डायपर हर प्रकार का काँच/धातु,/रबड़,/लकड़ी | रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, सौन्दर्य 
प्रसाधन तथा उनके खाली डिब्बे 
फाईल पुड़िया, ट्रेटापैक, कैसेट, इन्जैक्शन, सुई तथा MR, खराब 
कम्प्यूटर, डिस्केट, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, | दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे, 
खराब कपड़े, फर्नीचर आदि लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट तथा छोटे फ्लोसैन्ट 
बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद, 
| पेन्ट, da, गोंद, थिनर तथा उनके डिब्बे, 
फोटोग्राफी के रसायन 


शास्ति 


नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध योजना अन्तर्गत सेवा शुल्क (User Charges) उपविधि का उल्लंघन करने पर 
नगरपालिका अधिनियम, i916 की धारा 299 के अधीन कार्यवाही / जुर्माना /अर्थदण्ड जो ₹ 5,000.00 तक होगी। यदि 
निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है at sa धनराशि के अतिरिक्त ₹ 500.00 प्रतिदिन दण्ड देय होगा। 


श्याम सुन्दर प्रसाद, प्रकाश चन्द्र जोशी, 
अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष, 
नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा। नगरपालिका परिषद्‌, अल्मोड़ा। 


82 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 ३० (फाल्गुन 12, 1939 शक wad) भाग 8 
कार्यालय नगर पंचायत, गजा, टिहरी गढ़वाल 


20 जुलाई, 2017 ई0 


संख्या 24,/ लाइसेन्स शुल्क / उपविधि-2017-नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में 
यथाप्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, गजा द्वारा 
नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा 1(2) (3) एवं धारा 294 के तहत विभिन्‍न व्यापार और 
आजीविका पर लाइसेंस शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से विभिन्‍न व्यवसायों हेतु व्यावसायिक aged एवं शुल्क 
उपविधि, 2017 बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन 
पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है। 


व्यवसायिक aged एवं शुल्क वसूली उपविधि, 2017 
4. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ : 
(क) यह उपविधि नगर पंचायत, गजा नगर व्यवसायिक लाइसेन्स एवं फीस (दर) वसूली उपविधि, 2017 कहलायेगी। 
(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, गजा, टिहरी गढ़वाल की सीमा में प्रवृत्त होगी। . 
(ग) यह उपविधि नगर पंचायत, गजा द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। 
2. परिमाषाएँ : 
किसी विषय या प्रसंग से कोई वादा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में- 
(क) नगर पंचायत का तात्पर्य, नगर पंचायत, गजा नगर से है। 
(ख) सीमा का तात्पर्य, नगर पंचायत, गजा की सीमाओं से है। 
(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गजा से है। 
(घ) प्रशासक का तात्पर्य, नगर पंचायत, नगर गजा के प्रशासक से है। 


(ड) बोर्ड का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं 
उपान्तरण आदेश, 2002 से है। 


@ लाइसेन्स का तात्पर्य, नगर पंचायत, गजा की सीमान्तर्गत किए जाने वाले विभिन्‍न व्यापार और 
आजीविका के लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से है। 


(छ) अवधि का तात्पर्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) एक वर्ष के लिये, तक दिए जाने वाले 
व्यवसायिक लाइसेन्स है। 


व्यवसाय का प्रकार निर्धारित दरें 
[|e लोग aor बेस्ट wie हर Wer we) 
[2 लिटल ir तथा गेस्ट हाउस (6- ee) 
[a [tea लिंग ता गेस्ट हाउस 81-+ Hea तक) 


2 
7 जज 
es 
rane 


भाग 8] उत्तराखण्ड Fore, 03 मार्च, 2018 Yo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 83 
2. नर्सिंग होम/ चिकित्सा सम्बन्धी : 

ee ee ee 
Eee) 
=a 
a 
=e 
Ey 
| ६ | 

7 


छह खा 
cai 
| 
1७] 
rae 
rsa 
aa | 
[७ 
See 


1,000.00 


उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 ई0 (फाल्गुन 42, 1939 शक सम्वत्‌) [भाग 8 


84 
लि न ees 
[a 
| 
छा 


[| 
4. पेट्रोलियम : 
[ee 


ea 

oa 
किया 
=< 
Le 
=< 
cal = 


awe 


5. अन्य व्यवसाय / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रीकल्स : 


बिजली का सामान (ete) 
बिजली का सामान (फुटकर) 


भाग 8] उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 ई0 (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 85 


6. अन्य व्यवसाय मांस /गोस्त / मछली / पशुपालन : 


बकरा मांस की दुकान 500.00 


2. | सुअर मांस की दुकान 
Talal 
पशु वध (स्लाटर हाउस) | 250 | 
हड्डी, खाल गोदाम 1,000.00 

खाल एवं खाल उतारने वालों पर 
कांजी हाउस व बन्द जानवरों पर जुर्माना 


प्रति खरकी जानवर बकरी आदि 


T; 


प्रति खरकी जानवर (गाय /भैंस / घोड़े आदि) 


7. अन्य व्यवसाय उद्योग / बीमा : 
ज्वैलर्स, छोटे (5 लाख टर्न ओवर तक) 


ज्वैलर्स, छोटे (6 लाख टर्न ओवर से ऊपर) 
आर्किटेक्ट / कन्सलटेन्ट / चाटर्ड एकाउन्टेन्ट / कॉस्ट एकाउन्टेन्ट 
फाइनेन्स कम्पनी (चिट शाखा) 
इन्श्योरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा 
फाउडिंग इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज 
देशी शराब की दुकान 
अंग्रेजी शराब की दुकान 
ठेकेदार (पी0आर०डब्लू0) 
ae ew जल कल 
eos तथा सुर्खी का भट्टा 
पेठा बनाने का कारखाना 


7. 


11. 


12. 


17. 


86 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 ZO (फाल्मुन 12, 1939 शक Wad) [भाग 8 


fs 
= 
al 
Eg 
= 
a 
a 
= 
= 
Bid 
ea 
= 
= 
= 
= 


प्रिन्टिंग प्रेस की दुकान 300.00 


8. अन्य व्यवसाय जनरल मर्चेन्ट / बिसातखाना : 


1,000.00 


कोयला, फुटकर विक्रेता . 200.00 


भूसा विक्रेता 


करन के er (ee 


भाग 8] उत्तराखण्ड IE, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 87 


fad gen लक 
ena 
Fal 
= 
= 
eal 
= 
a 
em 
a [wots Tw 
Sa 
= 


= 
= 
a 
a जिकलद्नण छल कलश | mm 
a 
cs 
ea 
= 
el 
a 
a 
= 
ew 


88 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्गुन 12, 1939 शक Wd) [भाग 8 


| 1 । re Be | $ | 


[_» 


3. लाइसेंस : 


आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र के साथ 02 फोटो (पासपोर्ट साइज) लगी होनी चाहिये तथा 
आवेदन में व्यवसाय का मदविवरण देना होगा। 


4. प्राप्त आवेदन-पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचार रूपेण 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाइसेन्स दिए 
जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को विभाग द्वारा दी जायेगी। 


5. सूची में वर्णित व्यवसायिक लाइसेन्स 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसायदायों द्वारा प्रत्येक दशा 
में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च (1 वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी, 
अन्यथा की स्थिति में जो विलम्ब शुल्क लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अतिरिक्त विलम्ब शुल्क 
के रूप में जमा करना होगा। 


6. लाइसेंस जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। 


7. जाँचकर्ता के जाँच के समय व्यवसाय से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व 
व्यवसायकर्ता का होगा। 


8. लाइसेंसधारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत, गजा 
में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करवाना होगा। 


9. उक्त सूची में वर्णित लाइसेंसों के नियम का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी 
समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है। लाइसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार 
अध्यक्ष / प्रशासक में निहित होगा। 


शास्ति 


उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, गजा, जिला टिहरी गढ़वाल यह प्राविधान करती है कि इन नियमों का 
उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यवसायिक, व्यक्ति का दोष सिद्ध होने पर ₹ 1,000.00 तक का अर्थदण्ड किया जा सकता 
है। प्रथम दोष सिद्ध होने पर यदि कोई व्यवसायिक /व्यक्ति उल्लंघन जारी रखता है तो प्रत्तिदिन के लिए, जिसमें 
उल्लंघन वर्णित हो, ₹ 25.00 (पच्चीस wo) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड लिया जा सकता है। अर्थदण्ड की 
धनराशि न चुकाने पर कारावास से दण्डित होगा, जो 6 मास तक हो सकता है। 


भाग 8] 


उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 YO (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 89 


20 जुलाई, 2017 go 


संख्या 25,/ लाइसेन्स शुल्क / उपविधि--2017-नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में 


यथाप्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध 
नियम, 2000 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं प्रहस्तन) 2011 के क्रियान्वयन eg नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध 
उपविधि, 2017 बनाई जाती है, जो जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं 
सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है। 


नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017 


4. संक्षिप्त प्रेसार और प्रारम्भ : 


1. 


2. 
3. 


यह उपविधि नगर पंचायत, wer, जनपद टिहरी गढ़वाल की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017 
कहलायेगी। 


यह उपविधि नगर पंचायत, गजा, जनपद टिहरी गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी। 
यह उपविधि उत्तराखण्ड सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। 


2. परिभाषाएँ : 


(i) 


(ii) 
(ii) 
() 


) 


(४) 


(vii) 


(शो) 
(ix) 


() 


(xi) 


(xii) 


नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय 
अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप में नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने 
वाला वाणिज्यक cer आवासीय अपशिष्ट आते हैं। 

उपविधि से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है। 


नगर पंचायत से तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी 
नगर के संगठित नगर पंचायत से है। 

अधिशासी अधिकारी से त्तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश /उत्तराखण्ड पालिका 
केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है। 

सफाई निरीक्षक से तात्पर्य, नगर पंचायत, गजा में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी 
के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी, कर्मचारी से हैं, जो उस पद पर कार्यभार 
के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है। 

निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से 
है, जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। - 
नियम से तात्पर्य, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-648 नई दिल्‍ली, मंगलवार 
03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) 
अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000 बनाये गये से है। 
अधिनियम से तात्पर्य, उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम से है। 

जीव नाशित / जैव निम्नकारणीय / जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste) 8 तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, 
जिसका सुक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है | जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, 
फूल-पौधों के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि। 

जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste) से तात्पर्य, ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव 
नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है। 

पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable ५४३७७) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे 
अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्लॉस्टिक, पॉलीथीन 
(निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि! 

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट Biomedical ४४७४७) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व 
पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित, किसी अनुसंधान, क्रिया-कलापों 
या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो। 


90 


(xiii) 
iv) 


(v) 
(xvi) 


(xvii) 


(xviii) 


(xix) 
(xx) 
(xxi) 


(xxii) 


(xxiii) 


(xxiv) 


(xxv) 


Gowi) 


उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 YO (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) [भाग 8 


संग्रहण (Collection) से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, feat तथा किसी अन्य स्थान से 
ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है। 

कचरा खाद बनाने (Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का 
सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है। 

ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and construction waste) से, सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, 
मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत 
अपशिष्ट से है। 

व्ययन (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक 
सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है। 

भूमिकरण (Landfilling) से भूजल, सतह जल का ग्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ 
उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, 
ढाल अस्थिरता और कटाव क लिए सरेक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस 
अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान, अभिप्रेत है। 

निक्षालितक (Leachate) @ वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है 
तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है। 


नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal authority) में, म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, 
नगरपालिका परिषद्‌, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के 
अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्ध और हथालन, 
ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जा सकता है। 

स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) का तात्पर्य, प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, 
नगरपालिका परिषद्‌, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है। 

नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों 
को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोसं रूप से 
नगरीय,/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है। 
सुविधा के परिचालक (Operator of facility) से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के 
संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और 
इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने-अपने क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन 
एवं हथालन के लिए नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। प्रसंस्करण से वह 
प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है। 
पुनःचक्रण (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों 
को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो 
सकता है। 

पृथक्करण (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और 
परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग-अलग करना अभिप्रेत है। 

भण्डारण (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत 
है, जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्‍्ध को रोका 
जा We | 

परिवहन (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि gta, कूड़ा-करकट 
बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके। 


भाग 8] 


10. 


41. 


12. 


13. 


उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्गुन 12, 1939 शक Wad) 91 
कोई भी व्यक्ति /स्थापन (establishment), नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, 


किसी खाली स्थान पर जो नगर पंचायत,/नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया 
गया है, न डालेगा और न डलवायेगा। 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति /स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर al ASAT रखेगा, 
जिसमें से वह एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा। 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव 
निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन cen पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत / नगरपालिका 
के द्वारा निर्धारित समय प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत,/नगरपालिका के कर्मचारी, सुविधा प्रचालके 
(Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित ast, sia अनाशित थैले में रखकर नहीं 
डाल सकेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय-समय पर संशोधित की जा सकेगी, 
के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे। 


नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादक व्यक्ति /स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने 
के लिए नगर पंचायत,/नगरपालिका से सम्पर्क कर, पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे 
अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, बागवानी व सभी 
पेड़-पौधों के as परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो at 
नगर पंचायत,/ नगरपालिका से सम्पर्क कर पंचायत ,/ पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे 
अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी 
भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा। 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति,/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) को अलग से 
जमा करना होगा att ore दिन में एक बार द्वार-द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी /सुविधा परिचालक को 
देना होगा। 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / tare, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन, जीव-चिकित्सा 
अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ee) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव-चिकित्सा 
अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा। 


नगरीय ठोस अपशिष्टों को उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति /स्थापन तथा अन्य कोई 
भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और a ही जलवायेगा। 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, Wer, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित 
स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा। 


निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर यदि तत्काल नगरीय ठोस अपशिष्ट को उठाने की आवश्यकता समझी 
जाती है तो अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा नगर पंचायत,/नगरपालिका सुविधा प्रचालक इसे तत्काल उठवा 
सकेगा और उसके लिए स्थल पर मासिक यूजर चार्जेस के अतिरिक्त यूजर चार्जेस वसूल किया जा 
सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य 
दिवस में नगर पंचायत,/नगरपालिका सुविधा प्रचारक के खाते में जमा की जायेगी। 


92 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Zo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) [भाग 8 


15. अनुसूची में दी गई प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ँ 5.00 को पूर्णाक में की 
जायेगी। 
16. surat में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस,/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा। 
अनुसूची-1 
सेवा शुल्क (User charges) 


अपशिष्ट उत्पादक के श्रेणी/ अपशिष्ट प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि 
के प्रकार a) 


क्रमांक 
समस्त आवासीय घर ₹ 40.00 प्रतिमाह 


सब्जी एवं फल विक्रेता ठेली पर BY में ₹ 100.00 प्रतिमाह, दुकान,/फड़ पर ₹ 60.00 
प्रतिमाह 


होटल / गेस्ट हाउस / आश्रम 5 बेड तक रे 10000 प्रतिमाह, 5 बेड से ऊपर ₹ 150.00 
प्रतिमाह 


धर्मशाला 10 कमरों तक र₹ 100.00 प्रतिमाह, 10 कमरों से ऊपर ₹ 200.00 
प्रतिमाह, इसके अतिरिक्त विवाह,/उत्सव आयोजनः पर 
₹ 300.00 प्रतिदिन अतिरिक्त 

7. | बारातघर % 300.00 प्रतिमाह, इसके अतिरिक्त विवाह / उत्सव आयोजन पर 

% 300.00 प्रतिदिन अतिरिक्त 


(आवासीय) 
(अनावासीय) ; 
वेस्ट को छोड़कर) प्रतिमाह 


7. [OS का रस /जूस विक्रेता 


सार्वजनिक / निजी स्थलों पर ₹ 1000.00 प्रतिदिन 

सर्कस / प्रदर्शनी / विवाह आदि 

आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हों 

cer / निर्माण सम्बन्धित अपशिष्ट 100 वर्ग फिट तक = 20.00 प्रतिदिन एवं 100 वर्ग फिट से 
अधिक % 5.00 प्रतिवर्ग अतिरिक्त शुल्क देय होगा। 


4. काड़ा ने देने पर प्रतिमाह प्रस्तावित शुल्क का 10 गुना। 


2. User Charges न देने पर 40 गुना अर्थदण्ड | 


भाग 8] उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Yo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) 93 


अपशिष्टों के प्रकार 


जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट | पुनः चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट | घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट 


हर प्रकार का पका, बिना पका |कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक | एरोसोल कैन 

हुआ अपशिष्ट ५ 

सब्जी एवं फलों के छिलके, कार्ड, बोर्ड तथा कार्टन बटन Ua, Sage / कार बैटरी 

फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा 

घरेलू झाड़ू से निकली गन्दगी (हर प्रकार की पैकिंग ब्लीच, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई 
का सामान 

सेनेटरी टावल हर प्रकार के डिब्बे, परिसंकटमय को | ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद 

छोड़कर ; 

बच्चों के डायपर हर प्रकार के काँच,/धातु/रबड़,/लकड़ी | रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, 

सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे 


mise, पुड़िया, ट्रेटॉ पैक, Hac, इन्जैक्शन, सुई तथा dR, खराब 
कम्प्यूटर, डिस्केट, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, | दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे, 
खराब कपड़े, फर्नीचर आदि 


लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट तथा छोटे फ्लोसैन्ट 
बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद, 
पेन्ट, तेल, गोंद, थिनर ten उनके डिब्बे, 
फोटोग्राफी के रसायन 


शास्ति 


उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन, नगरपालिका अधिनियम, 1946 की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट 
प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 तक हो सकेगा। 


ह0 (अस्पष्ट) ह0 (अस्पष्ट) 
प्रभारी अधिशासी अधिकारी, प्रशासक, 
नगर पंचायत, गजा, नगर पंचायत, गजा, 


टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल। 


94 उत्तराखण्ड गजट, 03 मार्च, 2018 Fo (फाल्गुन 12, 1939 शक सम्वत्‌) ... [साग 8 


सूचना 
मेरी पुत्री सोनिया धामी व पुत्र ऋषभ धामी के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम MEENA DHAMI दर्ज है, जबकि 
मेरा सही नाम MENA DHAMI W/O VIKRAM SINGH DHAMI है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पुकारा जाये। 


समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है। 


मीना धामी पत्नी विक्रम सिंह धामी, 
निवासी डी 23 आदर्श शिवाजी नगर, पो0ओ० 


मिलापनगर रूडकी, जिला हरिद्वार 


पी0एस०यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट /141-भाग 8--2018 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


